रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 16032021-225919 

CG - DL - E - 16032021-225919 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1091 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 12 , 2021 / फाल्गुन 21 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , MARCH 12 , 2021 / PHALGUNA 21 , 1942 


No. 1091 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 12 मार्च , 2021 


का.आ. 1179 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लातुर जिले में NH50 के कि.मी. 65.952 से कि.मी .111.409 
जळकोट से टोगरी तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " २३ / ० ९ / २०२० 
और १८/१०/२०२० " को " दैनिक एकमत " और " लोकमत टाईम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


% 


1574GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के लातुर जिले में NH50 के कि.मी. 65.952 से कि.मी .111.409 जळकोट से टोगरी तक के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 


जिले का नाम : लातुर 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 
| संख्या 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 4 . 


5 


6 


तालुक का नाम : जलकोट 


गांव का नाम : घोनसी 


1 


599 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.2072 


सावित्रीबाई भानुदास अशोक गोविंद्रो 
परगे गायत्री विद्याधन जीवनबाई 
गोविंद्रो परगे रामचंद्र गोविंद्रो परगे 
शंकुतलाबाई ज्ञानोबा शांताबाई सुभाष 
( ५ ९९ ) 
नामदेव व्यंकटी परगे 
( ६०० ) 


2 


600 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.2044 


3 


603 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.06 


धनराज अशोक परगे 
( ६०३ ) 


गांव का नाम : तिरुका 


4 


100 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.21 


विष्णुकांत दगडोबा पांडे 
( १०० ) 


5 


101 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.08 


दादाराव विट्ठल मुंडकर 
( १०१ ) 


पंढरी गोविंद पाटिल 


CO 


4 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.03 


( ४ ) 


17 


4 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.03 


बालाजी गोविंद पाटिल 
( ४ ) 


8 


4 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.03 


ज्ञानोबा तानाजी पाटिल 
( ४ ) 
दौलतराव गोविंद पाटिल 
( ४ ) 


9 


4 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.03 


10 


LO 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0485 


विट्ठल धोंडीराम पाटिल 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( ५ ) 


11 


99 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.24 


गोविंद व्यंकट पाटिल 
( ९९ ) 


तालुक का नाम : उडगीर 


गांव का नाम : तोगरी 


1 


236 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.01 


वैजनाथ लक्ष्मन काळा 
( २३६ ) 


कल्याण माधवराव काळा , युवराज 
माधवराव काळा , बालिका मल्लिकार्जुन 
काळा , सतीश मल्लिकार्जुन काळा , 
नागमिना संगमेश्वर जनापुरे , शिवराज 
माधवराव काळा , सुलोचना शिवराज 


2 


258 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.11 


काळा . 


( २५८ ) 


कल्याण माधवराव काळा 


3 


259 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.34 


( २५ ९ ) 


4 


259 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.03 


शिवकुमार विजयकुमार विश्वनाथे 
( २५ ९ ) 
सुभाष मारोती मोगले 
( २६० ) 


LO 


260 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.44 


6 


260 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.2 


प्रकाश तुळशीराम पाटिल , सयद 
गौशीदीन अब्दुल सत्तार . 
( २६० ) 


सुर्यकांत नागोराव मोगले , सुदाम 
नागोराव मोगले इंद्रजीत नागोराव 
मोगले , व्यंकट नागोराव मोगले , निवृति 
नागोराव मोगले , धनराज नागोराव 
मोगले , संजय नागोराव मोगले , मंगल 
राजाराम कांबले . 


7 


261 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.36 


( २६१ ) 


8 


270 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.05 


विजयकुमार सिंद्राम स्वामी 
( २७० ) 


9 


286 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.19 


व्यंकट नागोराव मोगले 
( २८६ ) 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II_SEC . 3 ( ii ) ] 


10 


286 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.18 


सुर्यकांत नागोराव मोगले 
( २८६ ) 


11 


287 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.01 


संगमेश्वर सुनील भताडे 
( २८७ ) 


सुभद्रबाई संगाप्पा वडले , माधवराव 
वीरभद्र वडले . 


12 


339 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.03 


( ३३ ९ ) 


13 


340 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.12 


घाळेप्पा नागशेट्टी वडले 
( ३४० ) 


कल्लेश्वर माधवराव वडले 


14 


341 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.04 


( ३४१ ) 


पंडित हावजीराव म्हादा 


15 


385 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.1 


( ३८५ ) 


कुल 


3.3801 


[ फा . सं . 12037 / 41 / 2017 - MAH ( P - 6 ) / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 12th March , 2021 


S.O. 1179 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section 

, , , - 
( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance , management and 
operation of NH50 on the stretch of land from Km 65.952 to Km 111.409 from Jalkot to Togri in the 
district of Latur in the state of MAHARASHTRA 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainki Ekmat ” and 
“ Lokmat Times ” dated 23/09/2020 & 18/10/2020 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH50 in the stretch 
of land from km 65.952 to km 111,409 Jalkot To Togri in the district of Latur in the state of 

MAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 


District : Latur 


Si . 
No. 


Area in 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Jalkot 


Village : Ghonsi 


1 


599 


Private 


Agriculture 


0.2072 


Savitribai Bhanudas Ashok Govindrao 
Parge Gayatri Vidyadhan Jeevnabai 
Govindrao Parge Ramchandr 
Govindrao Parge Shankutalabai 
Dyanoba Shantabai Subhash 
599 


2 


600 


Private 


Agriculture 


0.2044 


Namdev Vyankati Parge 
600 


3 


3 


603 


Private 


Agriculture 


0.06 


Dhanraj Ashok Parge 
603 


Village : Tiruka 


4 


4 


100 


Private 


Agriculture 


0.21 


Vishnukant Daydoba Pandey 
100 


5 


101 


Private 


Agriculture 


10.08 


Dadarao Vitthal Mundkar 
101 


6 


4 


Private 


Agriculture 


0.03 


Pandhari Govind Patil 
4 


7 


4 


Private 


Agriculture 


0.03 


Balaji Govind Patil 
4 


8 


4 


Private 


Agriculture 


0.03 


Gyanoba Tanaji Patil 
4 


9 


4 


Private 


Agriculture 


0.03 


Daulatrao Govind Patil 
4 


10 


5 


Private 


Agriculture 


0.0485 


Vitthal Dhondiram Patil 
5 


11 


99 


Private 


Agriculture 


0.24 


Govind Vaykant Patil 
99 


Taluk : Udgir 


Village : Togari 


1 


236 


Private 


Agriculture 


0.01 


Vaijnath Laxman Kala 
236 


2 


258 


Private 


Agriculture 


0.11 


Kalyan Madhavrao Kala , Yuvraj 
Madhavrao Kala , Balika Malikarjun 
Kala , Satish Malikarjun Kala , Nagmina 
Sangmeshwar Janapure , Shivraj 
Madhavrao Kala Sulochana Shivraj 
Kala . 
258 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC . 3 ( ii ) 


3 


259 


Private 


Agriculture 


0.34 


Kalyan Madhavrao Kala 
259 


4 


259 


Private 


Agriculture 


0.03 


Shivkumar Vijaykumar Vishvnathe 
259 


5 


260 


Private 


Agriculture 


0.44 


Subhash Maroti Mogale 
260 


6 


260 


Private 


Agriculture 


0.2 


Prakash Tulshiram Patil , Sayaad 
Gaushidin Abdul Sattar . 
260 


7 


261 


Private 


Agriculture 


10.36 


Surykant Nagorao Mogale , Sudam 
Nagorao Mogale , Indrgit Nagorao 
Mogale , Vyankat Nagorao Mogale 
, Nivrati Nagorao Mogale , Dhanraj 
Nagorao Mogale , Sanjay Nagorao 
Mogale , Mangal Rajaram Kamble . 
261 


8 


270 


Private 


Agriculture 


0.05 


Vijaykumar Sindram Swami 
270 


9 


286 


Private 


Agriculture 


0.19 


Vyankat Nagorao Mogale 
286 


10 


286 


Private 


Agriculture 


0.18 


Surykant Nagorao Mogale 
286 


11 


287 


Private 


Agriculture 


0.01 


Sangmeshwer Sunil Bhatade 
287 


K 


12 


339 


Private 


Agriculturc 


0.03 


Subhdrbai Sangappa 
Wadalc . Madhavrao Virbhadr Wadale . 
339 


13 


340 


Private 


Agriculture 


10.12 


Ghalepaa Nagshetty Wadale 
340 


14 


341 


Private 


Agriculture 


0.04 


Kalleshwer Madhavrao Wadale 
341 


15 


385 


Private 


Agriculture 


0.1 


Pandit Havjirao Mhada 
385 


TOTAL 


3.3801 


[ F. No. 12037 / 41 / 2017 - MAH ( P - 6 ) / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 


Digitally signed by SURENDER 
MAHADASAM 
Date : 2021.03.16 13 : 1522 
+05 : 30 


MAHADASAM 


